पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


> 





छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 10 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 जनवरी 2021 --- पौष 22, शक 1942 














गृह (जेल) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 12 जनवरी 2021 
अधिसूचना 


क्रमांक एफ 4-55 / तीन-जेल / 2017. --- विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 के द्वारा प्रदेश 
के केन्द्रीय जेलों,//जिला जेलों,/ उप जेलों में तीन वर्ष कालावधि के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त किया गया था। 





श्र राज्य शासन एतद्‌ द्वारा उक्त अधिसूचना के सरल क्रमांक 5 में उप जेल गरियाबंद के सरल क्रमांक 02 में उललेखित 
श्रीमती शीला ठाकूर ग्राम-नागाबुड़ा, तहसील व जिला-गरियाबंद की नियुक्ति जेल नियमावली के नियम 815 उप नियम 6 के 
अन्तर्गत निरस्त करता है। 





No. F 4-55/Three-Jail/2017. — By the even numbered notification dated 19 october 2020 of the 
department Non-official visitor was appointed in the Central Jails/ District Jails/ Sub Jails of the State for a 
period of three years. 


Des The State Government hereby cancelled the appointment of Smt. Sheela Thakur, Village-Nagabuda, 
Tehsil and District Gariyaband mentioned serial number 02 of Sub Jail Gariyaband in the serial number 5 of the 
notification, under rule 815 subrule 6 of the Jail Manual. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव. 


19 





संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021. 


